रजिस्ट्री संडीएल - 33004/ 96 


REGD . NO . D . L.- 33004/ 96 


सयपवजफत 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


SALIAS , 


Sub- section (11) 


भाग II - खण३ - उप - खण ( 1 ) 
PART I - Section 3– Sub -section (11) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


GOVT OR 


- 


- 


- 


सं० 4001 
No. 400 ] 


नई दिल्ली, शुक्रवार , जुलाई 12, 1996 / आषाढ़ 21, 1918 
NEW DELHI, FRIDAY , JULY 12 , 1996 /ASADHA 21, 1918 


वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) 
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 12 जुलाई , 1996 

धन - कर 
का . आ . 498 ( अ ) - केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, धम - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) की धारा 46 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए धन - कर नियम, 1957 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् : -- 

( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम धन - कर ( पहला संशोधन ) नियम , 1996 है । 
( 2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
धन - कर नियम, 1957 के नियम 3क में , 

उपनियम ( 3 ) में , " बीस लाख रुपए " और " पांच लाख रुपए " शब्दों के स्थान पर, जहां- जहां वे आते हैं , " पचास लाख 
रुपए " और " दस लाख रुपए " शब्द क्रमश: रखे जाएंगे । 
उपनियम ( 4 ) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् : 
" ( 4 ) जहां ऐसी आस्ति का , जो भवन या भूमि अथवा किसी भवन या भूमि में कोई अधिकार है , यथास्थिति , 

जिला मुल्यांकन अधिकारी , मुल्यांकन अधिकारी या सहायक मूल्यांकम अधिकारी को निर्देशित किया 
गया है और ऐसा मूल्यांकन धन - कर ( पहला संशोधन ) नियम, 1966 के प्रारम्भ की तारीख अर्थात् 12 
जुलाई, 1996 को उसके पास लंबित है तो : 

जिला मूल्यांकन अधिकारी , उस निर्देश को , मुल्यांकन अधिकारी को अंतरित कर देगा, यदिनिर्धारिती 
द्वारा धारा 14 या धारा 15 के अधीन दी गई विवरणी में उस आस्ति का यथा घोषित मूल्य 50 लाख 
रुपए से अधिक नहीं है । 
मूल्यांकन अधिकारी उस निर्देश को सहायक मूल्यांकन अधिकारी को अंतरित कर देगा, यदिनिर्धारिती 
द्वारा धारा 14 या धारा 15 के अधीन दी गई विवरणी में ऐसी आस्ति का यथा घोषित मूल्य दस लाख 
रुपए से अधिक नहीं है । " 

[ सं 10151/ फा . सं. 134/ 4/95 - टी . पी. एल . ] 

अनिरुद्ध कुमार, अवर सचिव 


17079196 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II — Sec. 3 (0 )] 


urg faut : -- fra TV 31,61,241. F . 3384 , fF1# 18 - 10 - 1957 gram vafra fr . 37 749 

44 47 Manfra for Ty T 971.817. 70 ( 7 ) FGT1931 194 , 1995 197 Toft ERT 
पिछली बार संशोषित किए गए । 


MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Revenue) 
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES 

NOTIFICATION 
Now Delhi, tho 12th July , 1996 

WEALTH - TAX 
$ .0 . 498 (E ). In exercise of the powers conferred by section 46 of the Wealth - tax Act, 1957 (27 of 1957), the Central 
Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Wealth -tax Rules, 1957, namely : 
1. (1) Those rules may be callod the Wealth -tax (First Amedment) Rules, 1996 . 

( 2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 
In rule 3A of the Wealth -tax Rules, 1957, 

in sub -rule (3 ) , for the letters , figures and word " Rs. 20 lakhs" and " Rs. 5 lakhs” , wherever 
thoy occur, the letters, figuros and words “ Rs. 50 lakh” and “ Rs. 10 lakh " shall, respoctively, 

be substituted ; 
(ü ) for sub - rule (4 ) the following sub -rule shall be substituted , namely : 

Where the valuation of any assot, being building or land or any right in any building 
or land , referred to the District Valuation Officer, the Valuation Officer or the Assis 
tant Valuation Officer, as the case may be , is pending with him on the 12th July , 
1996 , being tho dato of commencement of the Wealth -tax (First Amendment) Rules , 


1996 , 


the District Valuation Officer shall transfer the reference to the 
Valuation Officer, if the value of the asset as declared in the re 
turn made by the assessee under section 14 or section 15 does not 
exceod Rs. 30 lakh ; 
the Valuation Officer shall transfer the reference to the Assistant Valua 
tion Officer, if the value of the asset as declared in the return made by 
tho assossee under section 14 or section 15 does not exccod Rs. 10 
lakh," 

(No. 10151/F . No . 134 /4 /95 - TPL .) 
ANIRUDDHA KUMAR , Under Secy . 


Foot Note : - Principal rules were published vide Notification S .R . O . 3384 dated 18 - 10 - 1957 and 

amended from timo to time and last amonded by Notification published undor S . O . 
70 (E ) datod 31st January , 1995 . 


Printed by the Manag , Govt of India Pron , Ring Rond , Mayapuri Now Delh - 110064 

and Publlabod by the Controller of Publications, Dolhi-110034 - 1996 


